निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 301 ) 


5 आषाढ़ 1931 ( शO ) 
पटना, शुक्रवार , 26 जून 2009 


सं0 1 / श्रम वि0ई0 6 - 6021 / 99श्र0सं0 - 1366 

श्रम संसाधन विभाग 


प्रेषक , 


सिराजुद्दीन अंसारी , 
सरकार के उप - सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार , बिहार, 
वीरचन्द पटेल मार्ग , 
पटना । 


पटना, दिनांक 3 जून 2009 
विषय — बिहार नियोजन सेवा के पदाधिकारियों के लिए आवश्यकता आधारित पदों को चिन्हित करने 

के संबंध में । 
महाशय , 

निदेशानुसार वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660 दिनांक 8 फरवरी 99 की कंडिका- 12 ( 1 ) में 
निहित प्रावधान के आलोक में बिहार नियोजन सेवा संवर्ग नियमावली 1987 के नियम 4 के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने नियोजन सेवा के पदाधिकारियों के लिए 
विभिन्न स्तर के प्रोन्नति हेतु पदों एवं उनकी संख्या का निर्धारण पूर्व में विभागीय पत्रांक 315 
दिनांक 24 जुलाई 2002 ( छायाप्रति संलग्न ) द्वारा की गई थी । 

2 . तत्पश्चात् माननीय पटना उच्च न्यायालय , पटना में राष्ट्रीय नियोजन सेवा संघ द्वारा श्रम , 
नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में बिहार नियोजन सेवा के पदाधिकारियों के लिए आवश्यकता आधारित 
प्रोन्नति के पद को चिन्हित करने के लिए समादेश याचिका संख्या सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 
1275 / 2003 दायर किया गया । इस याचिका में याचिकाकर्ता ने बिहार नियोजन सेवा के लिए कुल 
39 ( उनचालीस ) पदों को आवश्यकता आधारित प्रोन्नति के पद को चिन्हित करने का अनुरोध किया। 
माननीय उच्च न्यायालय , पटना ने उपरोक्त याचिका में दिनांक 4 फरवरी 2005 को पारित न्यायादेश 
के अनुपालन में विभागीय आदेश / पत्रांक 281 दिनांक 22 अगस्त 2005 निर्गत किया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 26 जून 2009 


3 . पुनः बिहार नियोजन सेवा संघ के महामंत्री द्वारा विभागीय प्रधान सचिव , श्रम संसाधन 
विभाग, बिहार , पटना को सम्बोधित दिनांक 22 मई 2008 को एक अभ्यावेदन दिया गया जिसमें 
उन्होंने पूर्व की अधिसूचना को अवक्रमित करते हुए बिहार नियोजन सेवा के पदाधिकारियों के लिए 
प्रोन्नति हेतु निम्नांकित पदों को आवश्यकता आधारित पद चिन्हित करने का आग्रह किया गया 

( 1) संयुक्त निदेशक (नियोजन ) वेतनमान् रु0 14, 000 – 18, 700 / - - 2 ( दो ) पद 
( 2 ) उप निदेशक (नियोजन ) वेतनमान् रु0 12, 000 - 16 , 500 / - - 10 ( दस ) पद 

) सहायक निदेशक (नियोजन ) वेतनमान् रु0 10 , 000 - 15 , 200 / - - 15 (पन्द्रह ) पद 


4 . अतः प्रसंगाधीन बिषय पर सम्यक समीक्षोपरान्त वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त कर यह 
पाया गया है कि विभागीय आदेश संख्या 315 दिनांक 24 जुलाई 2002 में संशोधन की आवश्यकता 
है । अतएव राज्य सरकार ने नियोजन सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के प्रोन्नति हेतु 
पदों एवं उनकी संख्या निर्धारित की है , जो निम्न प्रकार है 


पदनाम 


वेतनमान् 


अभ्युक्ति 


पदों की 
संख्या 
02 ( दो ) 


( क ) 


| रु0 14, 000 - 18, 700 / 


( ख ) 


संयुक्त निदेशक , 

नियोजन 
उप निदेशक , 

नियोजन 
सहायक निदेशक , 

नियोजन 


10( दस ) 


रु0 12, 000 – 16,500 / 


1 ( एक ) पद बिहार 
प्रशासनिक सेवा के लिए 

एवं 
1( एक ) पद नियोजन सेवा 

सम्वर्ग के लिए । 


15( पन्द्रह ) 


रु0 10, 000 – 15,200 / 


5 . वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660 दिनांक 8 फरवरी 1999 के तहत बिहार नियोजन 
सेवा के उपरांकित 26 ( छब्बीस ) प्रोन्नत पदों की पहचान की गई है । ये सभी पद आवश्यकता 
आधारित चिन्हित पद है, जिसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सिराजुद्दीन अंसारी , 
सरकार के उप सचिव। 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट (असाधारण) 301 - 571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


